निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 741 ) पटना , बुधवार , 3 नवम्बर 2010 


पत्र सं0 4 पी0 ( 2) 08 / 09 – प0पा0 - 3352 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( पशुपालन ) 


प्रेषक , 


श्री जय नारायण सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 


पटना - 15 , दिनांक 17 अगस्त 2010 


* द्वारा : 

वित्त विभाग । 
विषय: वित्तीय वर्ष 2010 - 11 में प्लान योजनान्तर्गत चालित केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 

बिहार पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना के तहत अतिरिक्त पदों के सृजन की 

स्वीकृति के संबंध में । 
महाशय, 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना के ज्ञापांक 61 यो० प्रा० / 
यो0वि0 पटना, दिनांक 18 मार्च 2010 के द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद के बढ़ते कार्यकलापों को देखते हुए परिषद को 
लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने हेतु भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 तथा बिहार पशु चिकित्सा परिषद नियमावली , 
1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में स्वीकृत एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर के अतिरिक्त 
निम्नांकित चार पदों की स्वीकृति प्रदान किया गया है: 


* अनौपचारिक रूप से परामर्शित 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2010 


क्र०स० 


स्वीकृत पद का नाम 


वेतनमान 


स्वीकृत पद 


2 


3 


01 


01 


05 


रजिस्ट्रार 

37400 - 67000 + 8700 ( GP ) 
2 अधीक्षक तकनीकी 

15600 - 39100 + 5400( GP ) 
लिपिक 

5200 - 20200 + 1900 ( GP ) 

02 
पूर्व से स्वीकृत एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर 9300 - 34800 + 4200 ( GP) 

योग 
विस्तृत विवरणी संलग्न है । 

( 2) वित्तीय वर्ष 2009 - 10 में विभागीय राज्यादेश सं0 4474 दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा बिहार पशु चिकित्सा 
परिषद की स्थापना की योजना की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार प्रदान की गई है । 

( 3) बिहार पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना “ केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना के तहत 50 
( प्रतिशत) व्यय भार केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत व्यय भार बिहार सरकार द्वारा वहन की जाती है । बिहार पशु चिकित्सा 
परिषद नियमावली - 1998 के नियम - 86 (परिशिष्ठ - 1) के बिहार पशु चिकित्सा परिषद की सेवा गठन हेतु राज्यहित में 
परिषद के कार्यों का विधिवत् संचालन हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर के अतिरिक्त चार पदों यथा रजिस्ट्रार का एक पद , अधीक्षक 
तकनीकी का एक पद तथा लिपिक का दो पद सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010 - 11 से प्रदान की जाती है । 

( 4) प्रासांगिक योजना के तहत कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक पद विभागीय राज्यादेश सं0 701 दिनांक 30 जनवरी 
1991 द्वारा सृजित किया गया है । 

(5) इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन राज्य योजना - 106 – अन्य 
पशुधन विकास मांग सं0 - 2 - 0102 पशु चिकित्सा पर्षद , विपत्र कोड पी 2403001060102 
2403 – पशुपालन - केन्द्र प्रायोजित योजना - 106 - अन्य पशुधन विकास – मांग सं0 - 2 - 0606 पशु चिकित्सा पर्षद, विपत्र कोड 
सी 2403001060606 के तहत किया जाएगा । 

__ (6) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रजिस्टार (पदेन) बिहार पशु चिकित्सा परिषद, बिहार , पटना 
होगे । निदेशक पशुपालन, बिहार , पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे । 

(7) इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 
(8 ) इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
( 9) इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

(10 ) इस योजना के तहत सम्पूर्ण स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन ( नया सचिवालय ) 
पटना से की जाएगी । 
(11 ) इसमें योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 
जय नारायण सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 नवम्बर 2010 

व्यय विवरणी 
वित्तीय वर्ष 2010 - 11 में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना के 

अन्तर्गत सृजित किये जाने वाले पदों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी ( राशि रूपये में ) 


सृजित 


पद एवं 


किये 


क्र० 
सं0 


मद का 


वेतनमान 


जाने वाले 
पदों की 
संख्या 


नाम 


-|एकमदकावेतन 


मंहगाईभत्ता@37%) 


|एकवर्षकावेतन 


मकानभत्ता 


०परिवहनभत्ता 


चिकित्साभत्ता 


(6+7+8+9+10+11)योग 


-धुलाईभत्ता 


| 


2 


3 


___ 12 


| 


| 37400 - 67000 + 8700 


रजिस्ट्रार 


(GP ) 


46100 


553200 


204680 


110640 


1000 


2400 


871920 


अधीक्षक | 15600 - 39100 + 5400 
तकनीकी 

(GP) 


21000 


252000 


93240 


50400 


1000 


2400 


399040 


3 


। 


लिपिक 


5200 - 20200 + 1900 

( GP) 


30400 


364400 


134980 


72880 


1000 


2400 


575660 


9300 - 34800 + 4200 


कम्प्युटर 
ऑपरेटर 
( यह पद 
पूर्व से ही 
सृजित है । 


(GP ) 


21350 


256200 


94794 


51240 


405334 


2400 


700 


योग - 


5 


1425800 


527694 


285160 


3700 


9600 


2251954 


0 


केन्द्रांश - 1125977 
राज्यांश - 1125977 
योग - 2251954 


जय नारायण सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 741 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


